सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 श्रावण , 1939 ( श ० ) 


संख्या - 25 


राँची, बुधवार 


24 जुलाई , 2019 ( ई० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


, 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 364-373 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस - सी., बी.ए, 
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई. ,डिप ०- इन - एड., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग- 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में 

पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान -मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान -मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है | 
भाग -8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 9- विज्ञापन 
भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9- ख -निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


, 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 24 जुलाई , 2019 


365 


भाग 1 


नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
08 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या-13/पी०1-8002/ 2013 ( खंड)- 3577 / सी ०,-- श्री वाई ०एस ० रमेश , भा ० पु० से ० (2010), पुलिस 
अधीक्षक, दुमका को श्री शैलेन्द्र प्रसाद वर्णवाल , भा ० पु ० से ० ( 2010), पुलिस अधीक्षक , गोड्डा के प्रशिक्षणरत रहने 
के कारण उक्त अवधि तक के लिए पुलिस अधीक्षक , गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
10 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या-13/ पी01-8002/2013 ( खंड)- 3617-- राँची, श्री देवेन्द्र ठाकुर, भा ० पु ० से • ( 2005), पुलिस उप 
महानिरीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची ( अतिरिक्त प्रभार-पुलिस उप महानिरीक्षक , गृह , रक्षा 
वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची ) को पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल, झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपा जाता है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


366 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 24 जुलाई, 2019 


, 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
05 जुलाई , 2019 ई० । 


सं०-13/ आई० पी ० एस०-109/ 2019- 3513 श्री प्रभात कुमार, भा ०पु ० से ०, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक , 
नगर , पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर झारखण्ड, राँची सम्प्रति पुलिस अधीक्षक , रामगढ़ को दिनांक- 30.06.2019 से 
06.07.2019 तक स्वयं के खर्च पर विदेश ( थाईलैण्ड ) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
11 जुलाई, 2019 ई० । 


संख्या-13 /पी०1-8001/ 2010- 3624 / सी ०,-- श्री चन्दन कुमार झा , भा ० पु ० से ० ( 2011), पुलिस अधीक्षक , 
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक माननीय राज्यपाल के परिसहाय 
( पुलिस ), झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिन्हा, 


शैलेश 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 24 जुलाई , 2019 


367 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 जुलाई, 2019 


संख्या-4/ नि ० स०-12-163/2015-3654 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी मो ० 
जुल्फकार अंसारी ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- गुमला) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से 
निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI. 
No. 


Employee Name G.P.F. No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


Date of Service 
Confirmation 


1 
1 


2 
MD ZULFEKAR ANSARI 
( 110073226530 ) 


3 
DC OFFICE 
LATEHAR 


Current Office 
Current 
Designation 

4 
MAHUATAND 
CIRCLE 
,LATEHAR 
Circle Officer 


5 
11/02/2013 


6 
29/12/2016 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/169 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 जुलाई, 2019 


संख्या-3/ नि ०सं०-09-144/ 2014 का.-5340-- श्री राजेश कुमार , झा ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक -832 /2003), 
निदेशक (प्रशासन ), गृह (कारा) निरीक्षणालय , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची का (I) दिनांक 
12.06.2018 से 01.12.2018 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के 
तहत एवं (II) दिनांक 02.12.2018 से 20.02.2019 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 
232 के तहत् स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार 

सिंह , 
सरकार के अवर सचिव 


368 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 24 जुलाई, 2019 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
11 जुलाई , 2019 


संख्या -4/नि ० स०-12-130/ 2015-3655 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री 
बिमल सोरेन ( चतुर्थ बैच , गृह जिला- रामगढ़ ) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से 
निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है: 


SI. 
No. 


Employee Name G.P.F. 

No. 


Current 
Department 


Joining Date in 

Service 


Date of Service 
Confirmation 


1 
1 


2 
BIMAL SOREN 
( 20062801242 ) 


3 
DC OFFICE 
PALAMAU 


Current Office 
Current 
Designation 

4 
PAATAN 
CIRCLE 
, PALAMU 
Circle Officer 


5 
11/02/2013 


6 
11/02/2015 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


, 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/ 169 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जुलाई , 2019 


संख्या -03/नि ० सं०-09-01 /2018 का . 5365-- श्री राजीव रंजन कुमार, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 716/03 ), 
संयुक्त सचिव , भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 07.06.2019 से दिनांक 17.06.2019 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सिंह , 


अनिल 

कुमार 
सरकार के अवर सचिव 


369 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 24 जुलाई , 2019 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
8 जुलाई, 2019 


संख्या -1/ विविध -843/05 खंड का.- 5339-- विभागीय अधिसूचना संख्या -3122 दिनांक 16.04.2019 से 
श्री राहुल कुमार पुरवार , भा.प्र.से. ( झाः 1999), प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को स्वीकृत 
दिनांक 10.07.2019 से 15.07.2019 तक कुल 06 दिनों की उपार्जित अवकाश ( Ex -India Leave) एवं उक्त अवधि 
में निजी कारणों /निजी व्यय पर विदेश (लंदन / ऑक्सफोर्ड , यू ०के ०) की यात्रा पर राज्य सरकार की अनापत्ति के 
संसूचन के क्रम में उक्त अवकाश अवधि को विस्तारित करते हुए उन्हें अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 
1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 08.07.2019 एवं 09.07.2019 को कुल दो दिनों की 
अतिरिक्त उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave ) की स्वीकृति एवं दिनांक 06.07.2019 तथा 07.07.2019 के 
शनिवारीय/ रविवारीय अवकाश का उपभोग तथा दिनांक 06.07.2019 के पूर्वाह्न से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति 
दी जाती है । 

श्री पुरवार 

के दिनांक 06.07.2019 से 15.07.2019 तक के अवकाश अवधि के लिए प्रबंध 
निदेशक, झारखण्ड राज्य विद्युत संचरण निगम लि ०, राँची के पद पर पदस्थापित श्री निरंजन कुमार, IP & TAFS 
प्रबंध निदेशक , झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


2 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 


8 जुलाई , 2019 


संख्या -3/ नि ० सं०-09-34/2014 का.- 5350-- श्री कमला कांत गुप्ता, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक -854/ 200 
उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची का दिनांक 01.04.2019 से 15.04.2019 तक उपार्जित 
अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 


370 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 24 जुलाई, 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
15 जुलाई, 2019 


संख्या-4/ नि ० स०-12-40/ 2017-3741 ( HRMS ) -- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी 
श्रीमती शादाँ नुसरत (पंचम बैच , गृह जिला- गोड्डा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से 

की जाती है : 


निम्नरूपेण सम्पुष्ट 


SI. 
No. 


Employee Name G.P.F. 

No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


Date of 

Service 
Confirmation 

6 
15/06/2018 


1 
1 


2 
SHADAN NUSRAT 
( 110057710613 ) 


Current Office 
Current 
Designation 

4 
DC OFFICE 
PALAMAU 
, PALAMU 
Executive 
Magistrate 


3 
DC OFFICE 
PALAMAU 


5 
15/06/2016 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: DNB/ POL/ 169 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
12 जुलाई, 2019 


संख्या- 3/नि ० सं०-09-148/ 2014 का . 5506-- श्री शिवनारायण यादव, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक- 765/03, 
गृह जिला- गोड्डा), जिला आपूर्ति पदाधिकारी , साहेबगंज को दिनांक 14.11.2014 से दिनांक 18.11.2014 तक 
उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 24 जुलाई , 2019 


371 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जुलाई, 2019 


संख्या-1 /विविध-818/05 ( खंड) का .-5398-- श्री के ० के ० खण्डेलवाल, भा.प्र.से. ( झाः 1988), अपर मुख्य सचिव, 
योजना- सह -वित्त विभाग, झारखण्ड को निजी कारणों/निजी व्यय पर विदेश ( दक्षिण कोरिया एवं जापान ) की यात्रा की 
अनुमति तथा उक्त यात्रा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 
के तहत दिनांक 01.10.2019 से 14.10.2019 तक कुल 14 दिनों की 
उपार्जित अवकाश ( Ex India Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण 

कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
15 जुलाई , 2019 


-- 


संख्या-1/विविध-836/ 2016 का.- 5587 श्री दिव्यांशु झा, भा.प्र.से. ( झाः 2014 ), उप विकास आयुक्त , राँची 
को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
19.07.2019 से 31.07.2019 तक कुल 13 दिनों के उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave ) की स्वीकृति दी जाती 
है एवं उक्त अवधि में निजी कारणों से निजी व्यय पर विदेश (सिंगापुर ) की यात्रा की अनुमति भी प्रदान की 
जाती है । 

2 श्री दिव्यांशु झा , भा.प्र.से. ( झाः 2014), उप विकास आयुक्त , राँची के अवकाश अवधि में उपायुक्त , 
राँची उप विकास आयुक्त , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


372 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 24 जुलाई, 2019 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 अप्रैल, 2019 


संख्या- 4/ नि ० सं०-12-258/ 2014 का०- 2783-- श्री जफर हसनात , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह 
जिला- दुमका) कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाण्डिल , सरायकेला- खरसावां का दिनांक 25.11.2017 से 11.01.2018 तक 
कुल 48 दिनों की उपभोग की गई अवकाश अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के 
तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के ० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
2 अप्रैल, 

2019 


संख्या- 3/ पद०-01 (घ )-04/2015 का०- 2748- श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता , तत्कालीन सहायक निदेशक, 
जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड महानिबंधक का कार्यालय , गृह मंत्रालय , भारत सरकार सम्प्रति विशेष कार्य 
पदाधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड को दिनांक 25.07.2016 से 05.08.2016 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के ० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार, 24 जुलाई , 2019 


373 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
11 जुलाई , 2019 ई० | 


, 


संख्या- 10/शअनु०-527/ 2017- 3627-- राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा 
अधिसूचित शस्त्र नियमावली-2016 में उल्लेखित Schedule- II, जिसमें विभिन्न प्रपत्र / प्रयोजन/ शस्त्र की 
श्रेणी हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी परिभाषित है, में Item Nos -7(a), 7(b) के लिए राज्य सरकार अनुज्ञापन 
पदाधिकारी घोषित है । तदनुसार संगत शस्त्र नियमावली के तहत प्रपत्र VIII एवं VIII -A में अनुज्ञप्ति 
निर्गत करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विहित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति निर्गत करने के 
निमित्त श्री इग्नातियुस कुल्लू , उप सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड , राँची को 
Licensing (signing) Authority नामित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची 

द्वारा 

प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( साधारण ) 25 

50 | 


